निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 381) पटना, मंगलवार , 12 मार्च 2019 


सं० उ०नि० - 90 / 2018 - 293 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 

( उर्दू निदेशालय ) 


सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार 

वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 
द्वारा : वित्त विभाग । 
विषय: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत उर्दू निदेशालय में आवश्यकता के आधार पर 

बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न स्तर के कुल - 14 

(चौदह ) पदों के सृजन के संबंध में । 
आदेश : - स्वीकृत । 

दिनांक 9 मार्च 2019 
2. बिहार राजभाषा ( संशोधन ) अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम - 2, 1981 ) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं 
के आलोक में राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू के समुचित कार्यान्वयन , विकास एवं प्रचार – प्रसार हेतु विनिर्दिश्ट कार्यों 
को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष - 1995 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन गठित उर्दू निदेशालय की अनुसूची - 2 
में दिये गये वर्तमान में सृजित पदों के अतिरिक्त वित्तीय / लेखा / बजट / स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की नियमों के 
आलोक में समीक्षा एवं निष्पादन के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत उर्दू निदेशालय में आवश्यकता 
के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न स्तर के 14 ( चौदह ) पदों के 
सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक 19.11. 2018 के मद संख्या - 6 द्वारा दी गयी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 मार्च 2019 


3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 12.02. 2019 में मद संख्या - 2 की स्वीकृति के आलोक में बिहार सचिवालय 
सेवा एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न स्तर के निम्नलिखित पदों का गैर योजना मद में स्थायी रूप 
से सृजन किया जाता है : 
सेवा संवर्ग 

अनुमान्य वेतन 

पदों की 
पदनाम 

(7th Pay 
सं० 

संख्या 

Revision के 

अनुसार ) 


1. 


संयुक्त सचिव 


Level - 13 


बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग 
( संयुक्त निदेशक, संयुक्त सचिव स्तर ) 

बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग 


2. 


। 


उप सचिव 


Level - 12 


3 . 


| अप 


अवर सचिव 


बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग 


Level - 11 


प्रशाखा पदाधिकारी 


बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग 


Level - 9 


सचिवालय सहायक 


Level -7 


6. 


आप्त सचिव 


Level - 9 


बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग 
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग 
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग 
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग 


Level - 7 


| निजी सहायक 
आशुलिपिक 


Level - 4 


कुल योग 


___ 14 


4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 1,19,63, 304 / - ( एक करोड़ उन्नीस लाख 
तिरसठ हजार तीन सौ चार रुपये मात्र) है ( व्यय विवरणी संलग्न ) । 

5 उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष " 2052 – सचिवालय सामान्य सेवाएं (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ) उप मुख्य 
शीर्ष - 00 लघु शीर्ष - 092 अन्य कार्यालय उप शीर्ष - 0023 उर्दू निदेशालय " विपत्र कोड - 04 - 2052000920023 के 
अन्तर्गत किया जायेगा । 

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उर्दू निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं 
राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन , पटना से की जायेगी । 
अनु० - यथोक्त । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

संजय कुमार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 मार्च 2019 

अनुसूची - 1 
प्रस्तावित पदों के सृजन के फलस्वरूप उनके वेतन स्तर ( Pay Matrix level) के अनुसार अनुमानित 

पदवार वार्षिक व्यय विवरणी : 


क्र० 


पदनाम 


मूल वेतन + ( महंगाई भत्ता 7 % ) 


परिवहन भत्ता 


मासिक व्यय 


सं० 


सृजित हतु 
प्रस्तावित 
पदों की 
संख्या 


वेतन मद में 

अनुमानित 
वार्षिक व्यय 


मकान | चिकित्सा 
किराया भत्ता | भत्ता 

( 16 % 
पटना के 
लिए ) 
18,960 1 ,000 


01 


1, 18, 500 + 8, 255 = 1, 26, 755 


18, 11,940 


संयुक्त सचिव (बिहार 
सचिवालय सेवा संवर्ग) 


2. 


। 


___ 01 


78, 800 + 5, 516 = 84, 316 


12. 608 


1 , 000 


12,26,448 


उप सचिव (बिहार 
सचिवालय सेवा संवर्ग ) 


01 


67, 700 + 4, 739 = 72, 439 


10,832 


1,000 


अवर सचिव (बिहार 
सचिवालय सेवा संवर्ग ) 


10 , 21 ,740 


4. 


। 


____ 02 


53, 100 + 3,717 = 56,817 


8496 


1 ,000 


16,68, 552 


4, 000 + ( महंगाई 1,50, 995 
भत्ता 7 % ) = 

4, 280 
4,000 + (महंगाई । 
1 . 02. 204 
भत्ता 7 % ) = 

4, 280 
4,000 + ( महंगाई 85,145 
भत्ता 7 % ) = 

4 ,280 
3, 000 + ( महंगाई 02X69523 = | 
भत्ता 7 % ) = 139046 

3, 210 
3, 000 + ( महंगाई | 6X59437 = 

6X59437 = | 
भत्ता 7 % ) = 3,56, 622 

3,210 
3,000 + ( महंगाई 69523 
भत्ता 7 % ) = 

3, 210 
3,000 + ( महंगाई 59437 
भत्ता 7 % ) = 

3, 210 
3,000 + (महंगाई । 33970 
भत्ता 7 % ) = 

3, 210 


5 . 


। 


06 


44, 900 + 3,143 = 48,043 


7184 


1 , 000 


42, 79, 464 


01 


53, 100 + 3,717 = 56, 817 


8496 


1,000 


प्रशाखा पदाधिकारी 
(बिहार सचिवालय सेवा 

सवर्ग ) 
सचिवालय सहायक 
(बिहार सचिवालय सेवा 

संवर्ग ) 
आप्त सचिव (बिहार 
सचिवालय आशुलिपिक 

सेवा संवर्ग ) 
निजी सहायक (बिहार 
सचिवालय आशुलिपिक 

सेवा संवर्ग ) 
आशुलिपिक (बिहार 
सचिवालय आशुलिपिक 

सेवा संवर्ग ) 


8 , 34, 276 


7. 


| 


___ 01 


44, 900 + 3, 143 = 48 , 043 


7184 


1,000 


7 , 13, 244 


01 


25, 500 + 1, 785 = 27 , 285 


4,080 


1 , 000 


4, 07, 640 


कुल राशि - 


1, 19 ,63, 304 / 


( एक करोड़ उन्नीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ चार) रुपये । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 381 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


